jó 


HARYANA GOVT GAZ.,.JAN. 14, 1997 (PAUS. 24, 1918 SAKA) 


(PARTİ 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा मार्ग शाखा 


भिवानी वृत्त 


दिनांक 18 नवम्बर , 1996 


नं जैड-420/ 606.--- क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक 
प्रयाजनार्थ तहसील घरखी दादरी, जिला भिवानी में नरसिह वास से छपार सड़क तक सड़क के निर्माण हेतू भूमि ली जानी अपेक्षित है । 
अत : यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का अर्जन अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती 
है जो इससे सम्बन्धित है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुयें हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों को 
अपने कर्मचारियों व कर्मकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त धारा द्वारा अपेक्षित या 
अनुज्ञात सभी काम करने के लिये सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई प्राक्षेप हो, इस अधिसूचना के 
प्रकाशन से तीस दिन के भीतर में अपनी आक्षेप लिखित रूप में जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता, लो ० नि ० वि ० भ ० 
तथा स ० शाखा , भिवानी के ममक्ष दायर कर सकता है । 


. 


विशिष्टियो 


जिला 


तहसील 


हदबस्तनं ० 


क्षेत्रफल 


मुस्ततील नं ० 


फिला नं . 


परिक्षेत्र 
गांव 


एकड़ में . 


भिवानी 


चरखी दादरी 


94 


5.69 


249,250,256,257,259,260,261,262, 
263,989,990, 991, 992, 993, 994, 
995, 998, 999, 1006, 1007, 1008; 
1010 , 1011, 1012, 1015 , 1016, 10453 
1046, 1047, 1050, 1051, 1058, 1059, 
1060, 1061, 1062, 1063, 1104, 1105, 
1106, 1103, 1107, 1108, 1109, 1110, 
1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 
1117,253 


. 


( हस्ताक्षर ) 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भिवानी वृत , 

लो ० नि ० वि ० . 
भ ० तथा म ० शाखा , भिवानी । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT, B. & R. BRANCH 

BHIWANI CIRCLE 


The 18th November, 1996 
iNo. L- 42A /006.- Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be 
required to be taken by the Government, at public expense , for public purpose Constructing Road from 
Naising was to Chapar Road 100, district Bhiwani it is hereby notified that land described in specification 
beluw is likely to be acquired for above purpose . 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN. 14, 1997 (PAUS . 24, 1918 SAKA) 


31 


This notification is made under the provision of scc !cn 4 of the Land Acquisitions Act, 1894 to 
all whom it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased 
to authorise the officers for the time being engaged in the lindertaking with their servants and workmen 
to enter upon and survey any land in localłty and do all other acts required or premitted by that scction . 


Any person interested who has any objection to the acquisition of land in the locality may filc 
within thirty days of this notification file an objection in writing before the DRO - cum Land Acquisition 
Collector, Public Works Department, Building and Road Branch, Bhiwani. 


District 


Tehsil 


Khasra No. 


Remarks 


Locality 
Village 


Hadbast 

No. 


Area in 
Acres 


. 


} 


2 


Lw 


4 


5 


6 


1 


Bhiwani 


Ch . Dadri 


Chapar 


94 


5.69 


249,250,256,257 , 
259,260,261 , 262 , 
263,989,990,991 
992,993, 994,995, 
998,999 , 1006, 1007, 
1008, 1010 , 1011, 1012 . 
1015, 1016 , 1045, 1046. 
1047, 1050 , 1051 , 

1058, 1059 , 1060 , 1063, 
- 1061 , 1062 , 1103, 

1104, 1105 , 1106 , 
1107, 1108 , 1109 , 
1110, 1111 , 1112, 1113, 
1114 , 1115, 1116 , 1117 , 
253 . 


- 


- 


( Sd .) : 
Superintending Engineer, 
Bhiwani Circle , P.W.D. B. & R. Branch. 


लोक निर्माण विभाग , भवन तथा मार्ग शाखा 


भिवानी वृत्त 


दिनांक 26 नवम्बर , 1996 


नं ० जैड-- 420 / 607.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी में गांव डूडीवाला से गोलपूरा सड़क तक सड़क का निर्माण हेतू भूमि ली जानी अपेक्षित है 
अत : यह घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे 
सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्ध के अधीन जिला राजस्व अधिकारी भिवानी तथा भूमि अर्जन समाहर्ता 
पी . 

उक्ल्यु.डी., बी ० एण्ड पार.,भिवानी को उक्त भूमि हेतु प्रादेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 


3.2 


HARYANA GOVI GAZ ., JAN . 14, 1997 (PAUS: 24 , 1918 SAKA ) 


[ PARTI 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन समाता, भिवानी तथा कार्यकारी अभियन्ता , प्रानीय 
सपल परयो दादरी के गमक्ष दायर कर सकता है । 


विशिष्टियां 


नहसील 


परिक्षेत्र 
गांव 


मुस्तील न ० /किला 0 


क्षेत्रफल 
एकड़ों में 


नं . 


चरखी दादरी 


5 


433 


89 


গুৱালী 
किसनपुग 


( हस्ता. ) 


अधीक्षक अभियन्ता , 
भिवानी वृत, 

लो ०नि ० वि ० , 
भल तथा स ० शाखा . भिवानी । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


BHIWANI CIRCLE 


The 26th November , 1996 


No. Z-424./607.-- .Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land below is necded by the 
Government at public expense , for a public purpose , namely constructing a road from Dudiwala to Golpura 
road in tehsil Charkhi Dadri, district Bhiwani. De is therefore rorchy declared that the land described in the 
specification below is required for the aforesaid purpose . 

This declaration is made under lic provision of section 6 of land Acqusia Act, 1854 to all whom 
il may concern and under the provision of section 7 of the said Act the DRO - cum -Land Acauisition Collector 
Heryana , P.W.D., B & R Branch, Bhiwani is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 


Plans of land may be inspected in the offices of the District Revenue Officer - cum - Land acquisition 
Collector, Bhiwani and Executive Engineer , Provincial Division , Charkhi Dadri. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village and 
Had bast 


Area in 
Acres 


Rectangle / 
Killa No. 


PRON 


Bhiwani 


Ch. Dadri 


4.33 


89 


Dudiwala 
Kisanpura , 

5 


-- 


( Sd. ) . . . 
Superiotending Engincer , 


Bijwani Circle ; PWD , B & R Branch. 


